निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 463 ) 


10 भाद्र 1931 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 1 सितम्बर 2009 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

__ 1 सितम्बर 2009 
सं0 9 / स०प्र० - 12 - 2 / 01 - 3484 अनु० - चतुर्दश बिहार विधान सभा के गठन के फलस्वरूप 
श्री सुशील कुमार मोदी , उप - मुख्यमंत्री, वाणिज्य कर विभाग , बिहार की अध्यक्षता में विभागीय 
अधिसूचना संख्या - 5297 , दिनांक 22 दिसम्बर 2006 द्वारा विभागीय परामर्शदातृ समिति का गठन 
किया गया है । इस समिति में सचिव के पद पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, वा०कर अपर आयुक्त को 
मनोनीत किया गया था । 

श्री सिंह दिनांक 31 मार्च 2009 को सेवानिवृत हो गए हैं । सेवा निवृति के फलस्वरूप 
रिक्त पद पर श्री मोहन झा , वाणिज्य कर अपर आयुक्त को विभागीय परामर्शदातृ समिति के 
सचिव के पद पर मनोनीत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 463- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


